“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


9 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 85] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024--- फाल्गुन 11, शक 1945 


वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 26 फरवरी 2024 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 10-10,/ 2024 / वा.क.(आब.) / पांच(33). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 


1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के 
अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌ 


1/ 


संशोधन 


उक्त नियमों :- 


नियम 3(ख) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3(ख) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ - 


“नियम 3 (ख) - देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति एवम्‌ aera अनुज्ञप्तियां इन नियमों 
के संलग्न प्रपत्र उपबंध क्रमांक (1) से (8) पर क्रमशः: (1) “सी.एस.2(घघ)”,(2) “सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)”,(3) 
“सी.एस.2 (ग-अहाता)” तथा (4) “सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)” तथा (5) “एफ.एल.1(घघ)”, (6)”“एफ.एल. 
1(घघ-कम्पोजिट)”, ७)”“एफ.एल.1(ख-अहाता)”, (8)“एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)” में मंजूर किये जायेंगे।” 


नियम 3(ख) के पश्चात्‌ निम्नानुसार नियम 3(ग) अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌ - 


“नियम 3 (ग) - प्ररूप “सी.एस.2 (ग-अहाता)”, “सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट sera)”, “एफ.एल.1(ख-अहाता)", 
“एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)” में अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में निर्देश, प्रक्रिया, फीस /शुल्क इत्यादि का 
निर्धारण ऐसे किया जावेगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावे एवं अहाता का 
व्यवस्थापन ऐसी रीति से किया जावेगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जावे।” 


नियम 10 के स्थान पर निम्नानुसार नियम 10 प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ - 


“देशी / विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय :-प्रदेश में संचालित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की 
फुटकर दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित रहेगा |” 


169 


170 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024 
(44) प्ररूप “सी.एस.-2 (धघ)” की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जावे, 
अर्थात :- 
“10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोषित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये 
प्रत्येक दिवस प्रातः: 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखेगा |" 
(6) wea “सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट)” की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित 
किया जावे, अर्थात :- 
“10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोशित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये 
प्रत्येक दिवस प्रातः: 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखेगा |” 
(6) प्ररूप “सी.एस.-2 (ग-अहाता)” के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप “सी.एस.--2 (ग-अहाता)”, प्रतिस्थापित 
किया जावे, अर्थात्‌ :- 
प्ररूप 
नियम-3(ख) 
सी.एस.2.(ग-अहाता) 
अनुज्ञप्ति संख्या ......................... वर्ष eae ee 7५217 Biss ese ah ATO cad errant जिला - edit citrtas aside Las 
वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ................................................................------- के प्रतिफल में यह सी.एस.2.(ग-अहाता) 


अनुज्ञप्ति जारी की जाती है | 


शर्ते 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) में उललेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में देशी मदिरा का 
उपभोग अनुज्ञात करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन 
नहीं करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो fH स्थित मदिरा दुकान से, 
जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है। 


अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी मदिरा या किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं 
करेगा | 


अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न 
तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्‍क्तियुक्त सुविधाएँ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन 
सहित) / एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएं प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से 
आवश्यक लायसेंस जैसे (755»1) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु alge म्यूजिक 
(मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छूंखल व्यवहार 
अनुज्ञात नहीं करेगा। 


पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग विक्रय 
प्रतिषिद्ध रहेगा। 

उस दशा में जब सी.एस.2(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा 
निलंबित, tea या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द 
या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी। 


अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित 
समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, 
जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) की शर्त क्रमांक 10 में उल्‍लेखित है। 

अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी 
संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024 170 (1) 


(10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा 
आबद्ध होगा। 

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी 
उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन /आबकारी 
आयुक्त / कलेक्टर /जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश निर्देश के 
उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी | 
तारीख -.........................-- अनुज्ञापन प्राधिकारी 
'जिलीन+ 20352: 

(7) प्ररूप “सी.एस.2 (ग- कम्पोजिट अहाता)” के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्ररूप “सी.एस.2 (ग- कम्पोजिट 
अहाता)” प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :- 

प्ररूप 
नियम-3(ख) 
सी.एस.2.(ग-कम्पोजिट अहाता ) 

अनुज्ञप्ति संख्या ......................... वर्ष 5 आय SOU GE os i teh ined न कम जिलों eee ee ee 

वार्षिक लायसेंस फीस रूपये acetate pei abt avai tse के प्रतिफल में यह सी.एस.2.(ग कम्पोजिट 


अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । 


शर्ते 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) में उललेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में देशी एवं 
विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन 
नहीं करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी देशी एवं विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो fe स्थित 
मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है। 


अनुज्ञप्तिधारक, देशी / विदेशी मदिरा को छोड़कर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में 
उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न 
तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्‍क्तियुक्त सुविधाएँ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन 
सहित) / एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएं प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से 
आवश्यक लायसेंस जैसे (7551) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु लाईट म्यूजिक 
(मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छूंखल व्यवहार 
अनुज्ञात नहीं करेगा। 


पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग विक्रय 
प्रतिषिद्ध रहेगा | 

उस दशा में जब सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, 
कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह sera अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति 
निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी | 


अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित 
समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, 
जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 10 में उल्‍लेखित है। 

अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी 
संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। 


170 (2) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024 


(10) 


अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा 
आबबद्ध होगा। 


(11) इस अनुज्ञप्ति क॑ लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी 
उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन/आबकारी 
आयुक्त / कलेक्टर /जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेशनिर्देश के 
उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रदूद की जा सकेगी। 
तारीख -.........................-- अनुज्ञापन प्राधिकारी 
जिला-.....................- 

(8) प्ररूप “एफ.एल.--1 (घघ)” की भार्त क्रमांक 18 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 18 प्रतिस्थापित किया 
जावे, अर्थात :- 

“18 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोशित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये 
प्रत्येक दिवस प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखेगा |" 

(9) प्ररूप “एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)” की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित 
किया जावे, अर्थात :- 

“10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोशित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के 
लिये प्रत्येक दिवस प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखेगा |" 

(10) प्ररूप “एफ.एल.-1 (ख-अहाता)” के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप “एफ.एल.-1 (ख-अहाता)” प्रतिस्थापित 
किया जाये, अर्थात्‌ :- 

प्ररूप 
नियम-3(ख) 
एफ.एल.1 (ख-अहाता) 

अनुज्ञप्ति संख्या ........................ Be Caches hui 52117 Senet meee re renee mem ae ere ee जिला mere eee eres 

वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ........................................................--.....------ के प्रतिफल में यह एफ.एल.4 (ख-अहाता) 


अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। 


(6)(क) 


शर्ते 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) में उललेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी मदिरा का 
उपभोग अनुज्ञात करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन 
नहीं करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, sent में केवल उसी विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो PH 
स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है। 


अनुज्ञप्तिधारक, देशी मदिरा या किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं 
करेगा | 


अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की afer एवं मादक द्रव्य का न 
तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा। 


अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्‍क्तियुक्त सुविधाएँ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन 
सहित) / एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से 
आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAD आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु age म्यूजिक 
(मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छूंखल व्यवहार 
अनुज्ञात नहीं करेगा। 


पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए sen में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग» विक्रय 
प्रतिषिद्ध रहेगा | 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024 170 (3) 


(7) उस दशा में जब एफ.एल. 1(धघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन ser संलग्न है, कलेक्टर द्वारा 
निलंबित, tea या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द 
या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी। 


(8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित 
समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, 
जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) की शर्त क्रमांक 18 में उल्लेखित है। 

(9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी 
संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। 


(10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा 
आबद्ध होगा। 

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी 
उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन /आबकारी 
आयुक्त / कलेक्टर /जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश निर्देश के 
उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी। 


तारीख -.........................-- अनुज्ञापन प्राधिकारी 


(11). प्ररूप “एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता)” के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्ररूप “एफ.एल.-1 
(ख-कम्पोजिट अहाता)” प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :- 


प्ररूप 
नियम-3(ख) 
एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता) 
अनुज्ञप्ति संख्या ....................... ck eee ater 5५211 Ne een eres eee ee जिला - piel ahaa 
वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ...........................................................-.....----- के प्रतिफल में यह एफ.एल.4ख (कम्पोजिट 
अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । 


शर्ते 


(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) में उललेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी 
एवं देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा | 

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर 4 परिवर्तन 
नहीं करेगा। 


3)  अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी विदेशी एवं देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो fH. ५22 
मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है। 

(4) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी एवं देशी afer को छोड़कर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में 
उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा। 


(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न 
तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा। 


6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्‍क्तियुक्त सुविधाएँ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन 
सहित) / एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से 
आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु alge म्यूजिक 
(मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छूंखल व्यवहार 
अनुज्ञात नहीं करेगा। 


(6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग विक्रय 
प्रतिषिद्ध रहेगा। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024 


2/ 


उस दशा में जब एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, 
कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह sera अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति 
निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी | 

अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित 
समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में sera का संचालन बंद रखेगा, 
जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 10 में उललेखित है। 

अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी 
संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। 


अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा 
आबद्ध होगा। 

इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी 
उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन /आबकारी 
आयुक्त / कलेक्टर /जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश निर्देश के 
उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी | 


तारीख - अनुज्ञापन प्राधिकारी 


यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


